निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1931 ( श ) 
( सं0 पटना 465 ) पटना, वृहस्पतिवार , 3 सितम्बर 2009 


Uca 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2009 
सं0 3 / एम - 54 / 2009 - का0 - 4317 — पैक्स निर्वाचन, 2009 के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 
द्वारा विभिन्न चरणों में निर्वाचन कराने के लिए निर्धारित मतदान की तिथियों [ 30 अगस्त , 2009 ( प्रथम चरण), 
2 सितम्बर, 2009 (द्वितीय चरण), 5 सितम्बर, 2009 ( तृतीय चरण), 12 अक्टूबर , 2009 ( चतुर्थ चरण ), 
16 अक्टूबर, 2009 (पंचम चरण ) एवं 19 अक्टूबर, 2009 ( षष्टम् चरण )] को उल्लिखित जिले के संबंधित प्रखंडों में 
विभिन्न विभागों / कार्यालयों / प्रतिष्ठानों / औद्योगिक उपक्रमों इत्यादि के अधीन कार्यरत ऐसे सभी कर्मियों के लिए, 
जो पैक्स निर्वाचन में मतदाता हैं , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की 
धारा - 7 के अधीन सवैतनिक अवकाश की अनुमान्यता होती है । 
अतः संबंधित सभी नियोक्ताओं को तदनुसार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने का निदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 465 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


